शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/ 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 20 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 19 मई 2017 - वैशाख 29, शक 1939 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.– ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, ( 6 )निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम . 


, 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 28 फरवरी 2017 


क्रमांक 509/ 03 / RTI/ 2017/1-8 /स्था.- श्री जेवियर केरकेट्टा, तत्कालीन अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा वर्तमान 
में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का दिनांक 13-05-2013 से 27-05-2013 तक 15 दिवस का अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जे. एस. राजपूत, अवर सचिव. 


815 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2017 . 


816 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग 

मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 1 मई 2017 


क्रमांक एफ 1-26 /2017/ कौ.वि./ 42. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित 
उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 
2013 के तहत प्राचार्य वर्ग-2 द्वितीय श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15600-39100 / - + ग्रेड वेतन रुपये 5400 / - एवं समय - समय पर स्वीकृत भत्तों 
पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्था में पदस्थ करता है : 


स . क्र . 


चयनित उम्मीदवार का नाम 

( 2 ) 


पदस्थापना का स्थान 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


. 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12. 


13. 


14 . 


श्री योगेश देवांगन 
श्री अनुप कुमार मंडल 
श्री सतेन्द्र कुमार साहू 
श्री प्रशांत शेखर शुक्ला 
श्री गगन साहू 
श्री अभिनीत गुहा 
श्री अंशुल शुक्ला 
श्री घनश्याम साहू 
श्री प्रतीक कुमार साहू 
श्री गौरवसाहू 
श्री सौरभ व्योमेश साव 
श्री ईन्नूश कुमार देवांगन 
श्री सत्येन्द्र चन्द्रवंशी 
श्री विपीन कुमार पटेल 
श्री मुकेश कुमार साहू 
श्री देवकांत साहू 
श्री नवीन कुमार साहू 
श्री चन्देश्वर सिंह पैकरा 
श्री प्यारेलाल खुंटे 
श्री सुरेशकुमार ध्रुव 
श्री रामकुमार 
श्री शिवरानी चन्द्रवंशी 
श्री जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी 
श्री हरीश कुमार मनहर 
श्री देव चरण गावड़े 
श्री अजय कुमार गढ़ेवाल 
श्री ऋषभ नायडू 


औ. प्र. संस्था, कुरूद जिला - धमतरी 
औ. प्र. संस्था, डोंगरगढ़, जिला - राजनांदगांव 
औ. प्र. संस्था , राजनांदगांव , जिला - राजनांदगांव 
औ. प्र. संस्था, कसडोल, बलौदाबाजार - भाटापारा 
औ. प्र. संस्था, खम्हरिया , जि . बिलासपुर 
औ. प्र. संस्था, हथबंद, जिला - बलौदाबाजार- भाटापारा 
औ. प्र. संस्था, बालोद, जिला - बालोद 
औ. प्र. संस्था, महासमुन्द, जिला - महासमुन्द 
औ. प्र. संस्था, अंतागढ़, जिला - कोण्डागांव 
अटलबिहारी शा.औ.प्र.सं.गीदम, जि . द.ब.दंतेवाड़ा 
औ. प्र. संस्था, जगदलपुर, जिला - बस्तर 
औ. प्र. संस्था, पाली, जिला - कोरबा 
औ. प्र. संस्था, कवर्धा, जिला - कबीरधाम 
औ. प्र. संस्था, विश्रामपुरी ,जिला- कोण्डागांव 
औ. प्र. संस्था, बिल्हा, जिला- बिलासपुर 
म. औ. प्र. संस्था, रायपुर जिला- रायपुर 
औ. प्र. संस्था, तिल्दा, जिला - रायपुर 
औ. प्र. संस्था, कटगोड़ी , जिला कोरिया 
म. औ. प्र. संस्था, रायगढ़ , जिला - रायगढ़ 
म. औ. प्र. संस्था, कांकेर, जिला - उ.ब. कांकेर 
औ. प्र. संस्था, सीतापुर , जिला - सरगुजा 
औ. प्र. संस्था, ( पचपेड़ी ) मस्तुरी जिला -बिलासपुर 
औ. प्र. संस्था , संजारी, जिला- बालोद 
औ. प्र. संस्था, नरहरपुर, जिला - उ.ब. कांकेर 
औ. प्र. संस्था, खरसिया, जिला- रायगढ़ 
औ. प्र. संस्था, भाटापारा, जि . - बलौदाबाजार - भाटापारा 
औ. प्र. संस्था, संस्था, सुरेगांव, जिला - बालोद . 


15 . 


16. 


17. 


18 . 


19 . 


20 . 


21 . 


22. 


23. 


24 . 


25 . 


26. 


27 . 


2 . 


܀܀ 


उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी : 
( क ) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथी से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह 

नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा. 


( ख ) 


छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा ( अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी ) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की 
सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर 
समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


817 


भुगतान कियेबिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति 
से भू - राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी. 


( ग ) 


चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. 


( घ ) 


छत्तीसगढ़ औद्यागिक प्रशिक्षण ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम -13 ( 1 ) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष 
की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी . यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की 
कालावधि , अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम -13 ( 2 ) के अनुसार परिवीक्षा की 
कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई 
विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है , तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी. 


( ङ ) 


चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता ( मेडिकल ) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर 
सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी. 


( च ) 


यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अतः जिन प्रत्याशियों के 
पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को 
एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा. 


( छ ) 


आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी . 


( ज ) 


में 


चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण पक्ष, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर 
उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तवेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ 
विधिवत सत्यापन कराने के उपरांत ही संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेंगे. 


( झ ) 


चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया 
जावेगा. 


3 . 


नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

नीलकंठ टीकाम, संयुक्त सचिव . 


वित्त विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 24 अप्रैल 2017 


क्रमांक एफ 1-20/ 2014/ स्था ./ चार . - राज्य शासन एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के डॉ. हेमेन्द्र भूआर्य, परिवीक्षाधीन लेखाधिकारी, 
का त्यागपत्र स्वीकृत करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. के . सिंह , उप - सचिव. 


818 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 1 अप्रैल 2017 


क्रमांक एफ 7-06 / 2011/ 32. - राज्य शासन , एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र . 23 सन् 1973 ) की 
धारा 24 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिलाबिलासपुर के 
अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रेजीना टोप्पो , संयुक्त सचिव. 


गृह - सी विभाग 


( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2017 


विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2017 का सूचना तथा कार्यक्रम 


क्रमांक एफ -09-57/गृह - सी /परीक्षा/ 2017. - छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय 
परीक्षानिर्धारित की गई हो ) विभागीय परीक्षा मंगलवार, दिनांक 01 अगस्त, 2017 से 08 अगस्त, 2017 तक रायपुर/बिलासपुर/ बस्तर ( जगदलपुर ) 
तथा सरगुजा ( अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये 
अनुसार संबंधित विभाग /विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें. 


मंगलवार , दिनांक 01-08-2017 


प्रश्न पत्र 


समय 


क्रमांक 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू - अभिलेख एवं राजस्व विभाग के 
अधिकारियों के लिए. 


2 . 


पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियम 
की पुस्तकों सहित ). 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक . 


3 . 


विधि तथा प्रक्रिया- उत्पादन शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


819 


मंगलवार, दिनांक 01-08-2017 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


4 . 


विधि तथा प्रक्रिया -विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ). 


5 . 


पहला प्रश्न पत्र- सहकारिता ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक . 


59. विद्युत संबंधी विधियां -ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ). 


मंगलवार , दिनांक 01-08-2017 


6 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना 
भू - अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये . 


7 . 


दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक 
पंजीयकों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक . 


8 . 


समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


60 . 


भू - योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जाविभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये 
( बिना पुस्तकों के ). 


बुधवार, दिनांक 02-08-2017 


9 . 


पहला प्रश्न पत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) भाग- “ए ” आदिम जाति 
कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


10 . 


पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) राजस्व भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ बी ”. 


11 . 


पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ सी ”. 


12. 


उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक . 


13. 


प्रश्न पत्र - खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) ( नैसर्गिक संसाधन ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


14. 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया - प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना 
पुस्तकों के ). 


61. विद्युत संस्थापनायें ऊर्जाविभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना 

पुस्तकों के ). 


66. 


प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक 
( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ). 


820 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


बुधवार , दिनांक 02-08-2017 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


15 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व भू - अभिलेख 
आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


16. 


प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग 
के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


17 . 


तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


18 . 


समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


19 . 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों 
सहित ) . 


62. 


लेखा व स्थापना ऊर्जाविभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये ( बिना पुस्तकों के ). 


67. द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक 

( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


गुरुवार , दिनांक 03-08-2017 


20 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक , राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना 
राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


21 . 


पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


22 . 


प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये . 


23 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक . 


24. 


पुलिस अधिकारियों की “ व्यवहारिक शाखा ” प्रश्न पत्र 


63 . 


स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जाविभाग के सहायक यंत्रियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ). 


68 . 


तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण , सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना 
एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) . 


गुरुवार , दिनांक 03-08-2017 


25 . 


कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया -विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


26. 


सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 मई 2017 


821 


गुरुवार , दिनांक 03-08-2017 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


27. 


पुलिस अधिकारियों की “ पुलिस शाखा ” प्रश्न पत्र ( बिना पुस्तकों के ). 


28. 


दूसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये . 


29 . 


तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये. 


30 . 


स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये. 


31. 


चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 लेखा एवं भाग -2 सहकारिता 
लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक . 


32. 


समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


64. 


विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को - आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा 
विभाग के सहायक यंत्री ( वि . सु. ) के लिये ( बिना पुस्तकों के ). 


69. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास 
परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये 
( पुस्तकों सहित ). 


शुक्रवार , दिनांक 04-08-2017 


33. 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा (बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , तहसीलदारों, नायब 
तहसीलदारों, राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये . 


34. 


प्रश्न पत्र - प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


35 . 


प्रश्न पत्र - प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक . 


36. 


प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 


37. 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


38 . 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


39 . 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . 


40 . 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये . 


822 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


शुक्रवार , दिनांक 04-08-2017 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


41. 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये . 


42 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, 
राजस्व तथा भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के लिये . 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक . 


43. 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


44. 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


शनिवार , दिनांक 05-08-2017 


45 . 


सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) 
पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


46 . 


प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ). 


47 . 


प्रथम प्रश्न पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


48 . 


प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


49 . 


प्रश्न पत्र -द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के 
लिये ( पुस्तकों सहित ) 


50 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये. 


65 . 


पंचायत राज प्रशासन ( विधि तथा प्रक्रिया ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , तहसीलदारों , 
अधीक्षक भू - अभिलेख , सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण 
विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , अनुसूचित 
जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक , क्षेत्र संयोजक , विकास खंड अधिकारी, मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये . 


शनिवार, दिनांक 05-08-2017 


51. 


सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग -2 पशु चिकित्सा सेवा 
विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) . 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक . 


52 . 


प्रश्न पत्र लेखा भाग -2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


53. 


सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश / प्रतिवेदन लिखने की 
व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ). 


54. तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


823 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


55 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि कार्यपालन प्रथम , द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये . 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक . 


56. 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. 


57 . 


प्रश्न पत्र तृतीय अनु . जाति तथा आदिवासी ( अनु . जनजाति ) विकास , जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों 
के लिये ( पुस्तकों सहित ) . 


रविवार , दिनांक 06-08-2017 एवं सोमवार, दिनांक 07-08-2017 को शासकीय अवकाश 


मंगलवार , दिनांक 08-08-2017 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक . 


58 . 


हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


नोट : 


1 . 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू - अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54 / 98 / दो - ए (3 ), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/ दो - ए (3 ) के पाठ्यक्रम के 
अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है . 


2 . 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 
कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी. 


3 . 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों , अपना नाम उचित माध्यम से सीधे 
अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है , का भी उल्लेखकिया जावे . 


4 . 


सामान्य प्रशासन विभाग ( हरिजन आदिवासी सेल ) के ज्ञापन क्रमांक 1/ 15 / 77 / -1/ ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार 
विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी 
जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण - पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण - पत्रों को गृह - सी विभाग , ( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें . संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष / 
परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन / सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10-07-2017 
तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे , 
उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण - पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


5 . 


समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें . 


6 . 


परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर , स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरूण देव गौतम , सचिव. 


824 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2017 


क्रमांक 660 / भू - अर्जन/2016.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 की धारा 4 के सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, 
अर्थात् : 


जिला 


तहसील 


ग्राम / नगर 


लोक प्रयोजन का विवरण 


खसरा नं . 


क्षेत्रफल 

रकबा 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


रायपुर 


आरंग 


नरदहा 


767 


0.15 


नरदहा दांदेकला मार्ग निर्माण 


780 


0.08 


781 


0.09 


782 


0.01 


1207/2 


0.03 


1207/3 


0.03 


1207/4 


0.02 


1207/5 


0.03 


योग 


8 


0.44 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई दिनांक 25-5-2017 
को समय 11.30 बजे स्थान ग्राम नरदहा पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है 


1 . 


क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है . 


hor 


2 . 


- 


08 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कुटुम्बों की संख्या का आंकलन एवं 
विस्तृत विवरण . 


3 . 


निरंक 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कुटुम्बों की संख्या का आंकलन एवं 
विस्तृत विवरण . 


4 . 


निरंक 


विस्थापित होने वाले कुटुम्बों की संख्या का आंकलन एवं विस्तृत 
विवरण, किस रूप में प्रभावित होंगे. 


5 . 


निरंक 


प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने वाले शासकीय, सार्वजनिक निजी 
भूमि, मकान, अन्य सम्पत्तियां आदि. 


6 . 


क्या अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबे को कम किया जा सकता है 


नहीं 


7 . 


हां 


क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर , भूमि अर्जन करने पर विचार 
हुआ है, और वह अनुपयोगी पाया गया है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


825 


8 . 


रु . 5.00 लाख 


परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने 
की प्रकृति तथा ठीक करने में आने वाले व्यय का अध्ययन. 


9 . 


परियोजना का कुल व्यय 


अनुमानित राशि रु. 64.20 लाख 


10 . 


परियोजना से होने वाले लाभ 


भू - अर्जन उपरान्त सुगम एवं सरल आवागमन 
की सुविधा. 


11. 


परियोजना से प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि / समय एवं स्थान 
पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ओम प्रकाश चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2017 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/ अ-82 /2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


0.080 


पलगढ़ा 
प.ह.नं. 08 


कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग क्रमांक 5 , 
खरसिया, जिला - रायगढ़ . 


मरकामगोढ़ी माईनर 
( आर.डी. 0 से 760 मी . 
तक ) 

निर्माण हेतु 


भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


826 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2017 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 / अ -82 /2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


का वर्णन 


( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


0.081 


सरवानी 
प.ह.नं. 13 


कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग क्रमांक 5 , 
खरसिया , जिला - रायगढ़ . 


तिउर माईनर 1 निर्माण 
हेतु भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 21 अप्रैल 2017 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/ अ -82 / 2016-17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


0.008 


बेन्दोझरिया 
प.ह.नं. 15 


कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, 
खरसिया, जिला - रायगढ़. 


बेन्दोझरिया माईनर 
निर्माण हेतु भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


827 


रायगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2017 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 14 / अ -82 / 2016-17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.426 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लीलार व्यपवर्तन योजना 


खुड़बेना 
प.ह.नं. 08 


संभाग , रायगढ़ . 


के नहर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2017 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/ अ-82 /2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.972 


तिलाईदादर 
प.ह.नं. 08 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लीलार व्यपवर्तन योजना 
संभाग , 

रायगढ़ . 


के नहर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


828 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2017 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 16 / अ -82 /2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.057 


लीलार व्यपवर्तन योजना 


बरभांठा 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़. 


के नहर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2017 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 17 / अ -82 /2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


मुड़पार बड़े 


0.611 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लीलार व्यपवर्तन योजना 
संभाग, रायगढ़. 


प.ह.नं. 10 


के नहर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


829 


रायगढ़ , दिनांक 26 अप्रैल 2017 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 18 / अ -82/ 2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


܀ 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.611 


लीलार व्यपवर्तन योजना 


रामभांठा 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़ . 


के नहर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 4 मई 2017 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/ अ -82/2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


3.352 


तड़ोला 
प.ह.नं. 14 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना सर्वेक्षण संभाग , रायगढ़ . 


केलो परियोजना के 
अंतर्गत पुसौर माइनर 1 
निर्माण हेतु भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव . 


830 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


बलरामपुर - रामानुजगंज, दिनांक 2 दिसम्बर 2016 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलरामपुर - रामानुजगंज, दिनांक 2 दिसम्बर 2016 


क्रमांक / 9393/ 05/ अ -82 / 2014-2015 . - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


क्रमांक / 9392 /05/ अ -82/ 2014-2015. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बलरामपुर - रामानुजगंज 
( ख ) तहसील - रामानुजगंज 
( ग ) नगर/ग्राम - पीपरपान , प.ह.नं. 11 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.66 हेक्टेयर 


अनुसूची 


खसरा नम्बर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बलरामपुर - रामानुजगंज 
( ख ) तहसील- रामानुजगंज 
( ग ) नगर / ग्राम - गाजर, प.ह.नं. 10 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -15.99 हेक्टेयर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


207 


1.69 


खसरा नम्बर 


209 


1.48 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


314 


0.33 


( 1 ) 


318 


1.13 


305 


0.22 


782/5 


0.45 


316 


1.04 


782/7 


2.24 


304 


1.04 


782/1 


1.80 


317 


0.46 


782/2 


0.02 


193 


0.10 


782/4 


1.80 


306 


0.24 


782/6 


0.45 


319 


0.78 


782/8 


2.24 


323 


0.34 


781 


2.80 


307 


0.16 


780/2 


1.62 


315 


0.28 


780/1 


1.62 


108 


0.85 


783 


0.20 


1052/1 


0.53 


776 


0.30 


1052/2 


0.53 


787 


0.45 


1053 


1.46 


योग 


13 


15.99 


योग 


18 


12.66 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गाजर जलाशय 
योजना के 

डूब 


क्षेत्र हेतु. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -पीपरपान 
जलाशय योजना के 

डूब 


क्षेत्र हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


831 


बलरामपुर - रामानुजगंज , दिनांक 31 दिसम्बर 2016 


( 1 ) 


( 2 ) 


499 


0.02 


योग 


21 


1.05 


क्रमांक / 10023/04/ अ -82 /2014-2015. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 2013 कहा जावेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -डिण्डो जलाशय 

के दायीं एवं बायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है . 


. 


अनुसूची 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अवनीश कुमार शरण , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव , 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बलरामपुर - रामानुजगंज 

ख ) तहसील - रामानुजगंज 
( ग ) नगर/ ग्राम -डिण्डो, प.ह.नं. 08 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.05 हेक्टेयर 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 30 जनवरी 2017 


( 1 ) 


452 


0.06 


429 


0.08 


410 


0.06 


क्रमांक / 1410 / अ -82/ 2017. - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


426 


0.03 


428 


0.03 


298 


0.17 


309 


0.05 


310 


0.08 


अनुसूची 


481 


0.04 


479/1 


0.03 


484 


0.02 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - डड़ई, प.ह.नं. 04 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर 


475 


0.01 


513 


0.03 


479/2 


0.03 


खसरा नम्बर 


486/2 


0.06 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


514 


0.07 


( 1 ) 


471 


0.03 


515 


0.03 


159/4 


0.045 


495 


0.08 


योग 


01 


0.045 


505 


0.04 


832 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 30 जनवरी 2017 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - अचानकपुर 

माइनर नहर निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है . 


क्रमांक /1414/ अ-82/ 2017.- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 30 जनवरी 2017 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - देवरी, प.ह.नं. 02 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.097 हेक्टेयर 


क्रमांक/ 1412 / अ -82 /2017. - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अत : भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


270/1 


0.097 


अनुसूची 


योग 


01 


0.097 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - देवरी माइनर 

नहर निर्माण हेतु. 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - जैजैपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - दतौद, प.ह.नं. 14 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है. 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


795/2 


0.028 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 30 जनवरी 2017 


" 


803/4 


0.085 


योग 


02 


0.113 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खैरागढ़ सब 

माइनर नहर निर्माण हेतु. 


अतः 


क्रमांक/ 1416/ अ-82/ 2017.- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


833 


अनुसूची 


( 1 ) 


( 2 ) 


496/2 


0.024 


496/3 


0.085 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील- जैजैपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - कोटेतरा, प.ह.नं. 13 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर 


497/1 


0.089 


497/2 


0.093 


498/1 


0.061 


498/2 


0.182 


498/3 


0.061 


खसरा नम्बर 


498/4 


0.061 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


योग 


09 


0.701 


364/3 


0.008 


364/5 


0.089 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - भेडीकोना 

एनीकट निर्माण हेतु. 


योग 


02 


0.097 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मुरलीडीह 

वितरक नहर निर्माण हेतु . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 30 जनवरी 2017 


" 


. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 30 जनवरी 2017 


क्रमांक /1418/ अ -82/2017. - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक/ 1420/ अ -82 /2017. - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - मालखरौदा 
( ग ) नगर / ग्राम - अमलीडीह , प.ह.नं. 14 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.778 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - मालखरौदा 
( ग ) नगर/ ग्राम - भेडीकोना , प.ह.नं. 18 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.701 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


खसरा नम्बर 


760/1 


0.020 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


760/2 


0.036 


( 1 ) 


760/3 


0.016 


761/1 


0.138 


496/1 


0.045 


834 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


761/2 


0.069 


766/4 


0.016 


761/3 


0.069 


767/3 


0.016 


765/2 


0.073 


767/4 


0.012 


765/3 


0.024 


767/5 


0.012 


765/6 


0.024 


768/1 


0.036 


765/7 


0.008 


765/8 


0.008 


योग 


25 


0.778 


765/9 


0.008 


765/11 


0.073 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - भेडीकोना 

एनीकट निर्माण हेतु. 


765/4 


0.036 


765/5 


0.036 


766/1 


0.008 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है . 


766/7 


0.008 


766/8 


0.008 


766/9 


0.008 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


766/5 


0.016 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, कलेक्टर भू - अभिलेख शाखा, दुर्ग ( छ.ग. ) 


दुर्ग, दिनांक 18 अप्रैल 2017 


क्रमांक 568 / भू.अभि./ स.अ.भू.अ./ 17.- छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के 
पत्र क्रमांक एफ - 1-08/2015/ सात -4 दिनांक 26-08-2016 एवं पत्र क्रमांक एफ - 1-08/ 2015/ सात -4 नया रायपुर दिनांक 27-09-2016 के 
द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल का पुनर्गठन के संबंध में निर्देश एवं छ.ग. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मैं आर. शंगीता कलेक्टर जिला- दुर्ग एतद्द्वारा तहसील धमधा एवं पाटन में नवीन रा.नि.मं. का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार 
अधिसूचित करती हूं 


रा.नि.मं. 


नवीन प्रस्तावित 


का नाम / 


क्र . तहसील का 

नाम / कुल 
ग्रामों की 
संख्या 


शामिल 
प.ह.नं./ कुल 

ग्रामों 
संख्या 


मुख्यालय 
का नाम 


रा.नि.मं. 


प.ह. में 


शामिल 
प.ह.नं. 


प.ह. में 
शामिल 


शेष वर्तमान सृजन के पश्चात् 
रा.नि.मं. में प.ह.नं. एवं ग्रामों 

की संख्या 
रा.नि.मं. शामिल 
का नाम / प.ह.नं. शामिल 
मुख्यालय 

की संख्या 
( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 


का नाम / 


मुख्यालय 


कुल ग्रामों 


कुल ग्रामों 


की संख्या 
( 7 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


धमधा/ 


धमधा 


1 से 26-26 


17 से 26 = 


कुल 32 


धमधा 


1 से 16 = 


कुल 62 


कुल ग्राम 


कुल ग्राम 94 


बोरी 
मुख्यालय 

बोरी 


कुल 10 


ग्राम 


कुल 16 


मुख्यालय 
धमधा 


ग्राम 


मुख्यलाय 
धमधा 


173 


2 . 


पाटन / 


1 से 30 = 30 


16 से 30 = 


कुल 38 


1 से 15 


कुल 43 


भिलाई-3 
मुख्यालय 
भिलाई -3 


जामगांव 
( एम ) 


कुल ग्राम 


कुल ग्राम 81 


कुल 15 


ग्राम 


भिलाई -3 
मुख्यालय 
भिलाई -3 


कुल 15 


ग्राम 


158 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 मई 2017 


835 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


पाटन 


31 से 56 = 26 


42 से 56 = 


कुल 44 


जामगांव 
( आर ) 


31 से 41 = 
कुल 11 


कुल 33 
ग्राम 


कुल ग्राम 77 


कुल 15 


ग्राम 


पाटन 
मुख्यालय 
पाटन 


मुख्यालय 
पाटन 


आर.शंगीता, 
कलेक्टर . 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, जगदलपुर , जिला - बस्तर ( छ.ग. ) 


जगदलपुर , दिनांक 6 मई 2017 


प्रारूप - ख 
[ नियम 5 का उप नियम ( 1 ) देखें ] 


रा.प्र.क्र . 1737/01/ अ -82 //2016-17. - राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम तिरिया, तहसील 
जगदलपुर , जिला- बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम नगरनार, तहसील जगदलपुर , जिला बस्तर तक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट , 
नगरनार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछानी चाहिए. 


और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप 
लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए. 


अतएव , राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 2004 ( क्रमांक 
7 सन् 2004 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने 
अधिकार की घोषणा करती है . 


कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
अधिसूचना में प्रकाशित होने के 21 दिन के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी 
( राजस्व ), जगदलपुर, जिला - बस्तर ( छत्तीसगढ़ ) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा. 


अनुसूची 


क्र . 


तहसील /जिला 


ग्राम / प. ह. नं . 


खसरा नं . 


उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित 
की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


जगदलपुर , जिला- बस्तर 


मंगनपुर-26 


47 


0.042 


59 


0.048 


योग 


2 


0.090 


एस. आर. कुर्रे, 
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय 

अधिकारी ( रा. ) . 


836 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 मई 2017 


[ भाग 1 


कार्यालय, उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर ( छ.ग. ) 


जगदलपुर, दिनांक 22 मार्च 2017 


क्रमांक/ 412/वि.श्रा. व.भू - उप./ न.ग्रा.नि./ 2017.- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की 
धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में विश्रामपुरी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 
1866 /वि.श्रा. व.भू- उप./ न.ग्रा.नि./ 2017 जगदलपुर , दिनांक 28 नवम्बर 2016 द्वारा किया गया था . 


अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के अधीन विश्रामपुरी निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि 
उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से दिनांक 28 फरवरी 2017 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की 
उपधारा ( 4 ) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक 
रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गय है . 

अनुसूची 


विश्रामपुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 


पूर्व में 
दक्षिण में 
पश्चिम में : 


ग्राम वैजनपुरा , खलारी एवं कोसमी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम कोसमी, हाल्मा , बाडगांव, करूभाट , होनावंडी एवं पारोंन्ड ग्रामों की पूर्वी सीमा तक. 
ग्राम पारोन्ड , खजरावंड, सोनपुर , कलगांव एवं कोरगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम कोरगांव, आमागुहान एवं वैजनपुरा पश्चिमी सीमा तक. 


उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक 
अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा. 


निरीक्षण स्थल : तहसील कार्यालय , 


No./412/vishrampuri.EXT.L./T&CP/2017.—The existing land use map and register for the Vishrampuri 
planning Area was published under sub - section ( 1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 
1973 ( No. 23 of 1973) vide notice No.- 1866 /vishrampuri EXT.L./T&CP/2016 Jagdalpur dated 28 November 2016 . 


Therefore a notice is here by given for the general information of the public that existing land use Map and 
register of Vishrampuri Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3 ) 
of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette 
under the provision of sub section (4 ) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the 
fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 28-02-2017 . 


SCHEDULE 


Limit of Vishrampuri Planning Area 


•• 


•. 


NORTH 
EAST 
SOUTH 
WEST 


Village Vejenpura , Khalari, Kosmiupto the northern limit. 
Village Kosmi, Aalma, Bandhgaon , Kurubhath , Honavandi, Parondh upto the eastern limit. 
Village Parondh , Khajraband Sonpur, Kalgaon , Korgaon upto in the Southern limit of Village. 
Village Korgaon , Aamaguhan , Vejenpura upto the Western limit of village. 


The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place 
during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette . 


Place of Inspection— Office of the Tehsil. 


डी . के . बघेल, 
संयुक्त संचालक. 


